490 


HARYANA GOVT. GAZ ., AUG . 31, 2004 (BHDR . 9, 1926 SAKA ) 


[ PART I 


REVENUE DEPARTMENT 


The 20th August, 2004 


No. 2882- E -II -04/ 9274.--- In exercise of the powers conferred by Clause (c ) of Section 3 of Land Acquisition 
Act, 1894, the Governor of Haryana confers on Shri M.S.Malik , District Revenue Officer, Ambala the powers to perform 
the functions of Collector under the said Act as Land Acquisition Officer, PWD (B & R ), Ambala . 


Chandigarh : 
The 11th August, 2004 


K. C. SHARMA, 
Financial Commissioner and Principal Secretary to 

Government Haryana, Revenue Department. 


पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग 


दिनांक 20 अगस्त , 2004 


. 


संख्या 1/ 32-II/ 2004-पुरा. - चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल को ऐसा प्रतीत होता है कि नीचे विशिष्टियों में वर्णित भूमि केन्द्रीय सरकार 
द्वारा, सार्वजनिक खर्च पर, सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् गांव तथा तहसील मेहम , जिला रोहतक में केन्द्रीय संरक्षित स्मारक ( शाहजहां की बावली) 
के इर्द-गिर्द बगीचे के बेहतर संरक्षण तथा विकास के लिए अपेक्षित है, इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि नीचे विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में भूमि 
उपरोक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है । 


यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम 1 ), की धारा 17 की उप-धारा (2) के खण्ड (ग ) के साथ पठित 
धारा 4 के उपबन्धों के अधीन तथा भारत सरकार गृह मन्त्रालय, अधिसूचना संख्या एफ -26 (5)-57 / जे० II,दिनांक 20 फरवरी, 1957 , द्वारा 
प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसरण में उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध है । 


. 


. 


- 


पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इस समय, इस कार्य में लगे अधिकारियों तथा 
कर्मचारियों को अपने सेवकों तथा कर्मकारों सहित परिक्षेत्र में , किसी भूमि में प्रवेश और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञात 
सभी अन्य कार्य करने के लिये इसके द्वारा , प्राधिकृत करते हैं । 

आगे, चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल की संतुष्टि हो गई है, कि पूर्वोक्त प्रयोजन जिसके लिए भूमि अपेक्षित है, उक्त अधिनियम की धारा 17 
की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अर्थों में तुरन्त अपेक्षित है और चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि उक्त धारा की उपधारा (2) के उपबन्ध 
इस पर लागू होते हैं । इसलिये उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 4) के अधीन इसके द्वारा निर्देश किया जाता है कि उक्त अधिनियम की 
धारा 5 के उपबन्ध इस अर्जन के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे । 

भूमि के नक्शों का निरीक्षण, जिला राजस्व अधिकारी-एवं -भूमि अर्जन कलक्टर, रोहतक के कार्यालय में किया जा सकता है । 


विशिष्टि 


जिला 


तहसील 


खसरा संख्या 


क्षेत्रफल 


क्षेत्र / गांव 
हदबस्त संख्या 


कनाल 


मरला 


1 


2 


3 


4 


5 


रोहतक 


मेहम 


222/6 


8 


00 


मेहम 
120 
( जारी) 


222/7/1 


1 


01 


222/7/2 


5 


19 


222/8 (मिन ) 


2 


02 


0 


11 


222/13/1 (मिन ) 
222/13/2/1 (मिन) 


1 


02 


222/13/2/2 (मिन ) 


0 


04 


222/13/2/7 


14 


PART I ] 


HARYANA GOVT . GAZ ., AUG . 31, 2004 ( BHDR. 9, 1926 SAKA) 


. 


491 


1 


2 


3 


4 


5 


रोहतक 


मेहम 


मेहम 


222/13/2/8 


04 


120 


222/13/2/9 


0 


( समाप्त ) 


222/14/1 


0 


13 


222/14/2 


2 


222/15/1 


2 


05 


222/15/2 


3 


08 :: 


222/16/1 


0 


: 


08 


222/16/2 


0 


06 .. 


222/16/3 


0 


09 


222/16/4 


0 


10 


222/17/1 


2 


02 


222/17/2 (मिन) 


3 


08 


15 . 


222/24/1 (मिन) 
222/25/1 (मिन) 


2 


18 


223/9 


8 


223/10 


8 


00 


223/11/1 


2 


223/11/2 


6 


223/12/1 


6 


188.8 


223/12/2 


-- 


2 


223/19/1 


1 


223/19/2 


18 


223/20 


6 


05 


223/21/1 


5 


04 


223/21/2 


1 


08 


223/22/1 


1 


01 


223/22/2 


0 


14 


538 


29 


01 


950 


6 


01 


950/1 


0 


124 


3 


कुल क्षेत्र : 15 एकड 4 कनाल 3 भरला 


राजकुमार , 
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार , 

पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग ! 


492 


HARYANA GOVT. GAZ., AUG . 31, 2004 (BHDR . 9 , 1926 SAKA ) 


( PART 1 


ARCHAEOLOGY AND MUSEUMS DEPARTMENT 


The 20th August, 2004 


No. 1/ 32-11/2004-Pura . - Whereas it appears to the Governor of Haryana that the land described in the 
specifications below is urgently needed by the CentralGovernment at public expense, for the public purpose, namely , for 
better preservation and development of garden around centrally protected monument (Shah Jahan ki Baoli) at Village and 
tehsil.Meham , district Rohtak , it is hereby notified that the land in the locality specified below is urgently needed for the 
above purpose . 


This notification is made under the provisions of Section 4 read with Clause (c) of Sub -section (2 ) of Section 17 
of the Land Acquisition Act, 1894 (Act 1 of 1894) and in pursuance of the powers delegated vide Government of India , 
Ministry of HomeAffairs ,notification No.F.26 (5)-57/1.II,dated the 20th February, 1957, for the information ofall to whom 
it may concern . 


In exercise of the powers conferred by the aforesaid Section , the Governor of Haryana hereby authorizes the 
officers and officials with servants and workmen for the time being engaged in the undertaking, to enter upon and survey 
the land in the locality and to do all other acts required of permitted by that section . 


Further , whereas the Governor ofHaryana is satisfied that the purpose for which the land is required is of an urgent 
importance within the meaning of Clause (c) of Sub-section (2) of Section 17 of the said Act, and the Governor of 
Haryana is of the opinion that the provisions of Sub -section ( 2) of the said section are thus applicable, it is hereby directed 
under Sub -section (4 ) of Section 17 of the said Act, that the provisions of Section 5- A of the said Act shall not apply in 
regard to this acquisition . 


The plans of the land may be inspected in the office of the District Revenue Officer-cum -Land Acquisition 
Collector, Rohtak. 


Specification 


District 


Tehsil 


Khasra Nos . 


Locality ? 
Village and 
Hadbast Number 


Area in 
Kanal 


Marla 


1 


2 


3 


4 


5 


· Rohtak 


Meham 


2226 


8 


00 


Meham 

120 
( Contd .) 


222/7/1 


1 


01 


222/7/2 


5 


19 


2 


02 


0 


11 


222/8 (Min ) 
222/13/1 (Min ) 
222/13/2/1 (Min ) 
222/13/2/2 (Min ) 


1 


02 


04 


222/13/2/7 


0 


14 


222/13/2/8 


0 


04 


222/13/2/9 


0 


222/14/1 


0 


13 


222/14/2 


2 


00 


2 


OS 


222/15/1 
222/15/2 


3 


08 


222/16/1 


0 


08 


0 


06 


* 222/16/2 
222/16/3 


0 


. 


PART I ] 


HARYANA GOVT. GAZ., AUG . 31, 2004 ( BHDR . 9, 1926 SAKA) 


493 


1 


2 


3 


4 


5 


Rohtak 


Meham 


Meham 


222/16/4 


0 


10 


2 


02 


120 
(Concld .) 


3 


08 


222/17/1 
222/17/2 ( Min) 
222/24/1 ( Min) 
222/25/1 ( Min) 


0 


15 


2 


18 


223/9 


8 


223/10 


8 


223/11/1 


2 


6 


223/11/2 
223/12/1 


6 


00 


223/12/2 


2 


-- 


223/19/1 


17 


223/19/2 


0 


18 


223/20 


6 


05 


223/21/1 


5 


04 


223/21/2 


08 


1 

1 


223/22/1 


01 


223/22/2 


0 


14 


538 


29 


01 


950 


6 


01 


950/1 


11 


124 


3 


Total Area : 15 Acre , 4 Kanal. 3 Marla 


RAJ KUMAR, 
Commissioner and Secretary to Government Haryana, 

Archaeology and Museum Department. 


विकास तथा पंचायत विभाग 


आदेश 


दिनांक 25 अगस्त , 2004 
संख्या ई- 1-2004/ 299. - हरियाणा सरकार राजपत्र ( असाधारण) दिनांक 6 जुलाई , 2004 में प्रकाशित हरियाणा सरकार , विकास तथा 
पंचायत विभाग ओदश संख्या ई1-2004-270, दिनांक 6 जुलाई, 2004 में, अनुसूची में, निम्नलिखित संशोधन किया जाता है 

संशोधन 
पृष्ठ 9 पर, खाना 4, 5 तथा 9 के नीचे, चौथी पंक्ति में विद्यमान अंकों के स्थान पर अंक " 9, 3, 4 " क्रमशः प्रतिस्थापित किये जाएंगे । 


- 


. 


बीरबल दास ढालिया. 


वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार , 

विकास तथा पंचायत विभाग । 


37859 - C.S.H.G.P., Chd . 


